रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार. 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo. DL -3002gs 


REGISTEREDNo. D. L . - 33002 / 99 


दिल्लीराजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3DD 


सं . 1200 
No. 120] 


दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 16 , 2014 / भाद्र 25 , 1936 
DELHI, TUSEDAY, SEPTEMBER 16 , 2014 /BHADRA 25 , 1936 


[ स. स. स. क्षे. दि . सं. 99 

| N. C . I. D. No. 99 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


. . . 


भाग - IV 

PART — IV . 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


गृह ( पुलिस II ) विभाग 
( कार्यालय उपायुक्त पुलिसः यातायातः मुख्यालय ) 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 16 सितम्बर, 2014 
सं . फा . 20 / 4 / 2003 / गृ. पु. - II / 7407. - क्योंकि कमला नगर दिल्ली में , अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण रोड 
पर भीड़ - भाड उत्पन्न हो रही है तथा इससे सड़क प्रयोगकर्ताओं को समस्या आ रही है अतः यातायात की भीड़ - भाड़ पर रोकथाम , सुगम प्रवाह 

और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है । कमला नगर में वाहन चालकों की सुविधा हेतू उत्तरी नगर निगम द्वारा एक 
स्वचालित बहुमजिली पार्किग चालू कर दी गई है । 

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कमला नगर , दिल्ली में निम्नलिखित सड़को पर अनाधिकृत रूप से, वाहनों के खड़े 
होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है । 
क्र . सं . सड़क का नाम 

तक 
बंगलो रोड़ 

28 यूए जवाहर नगर 25 बंगलो रोड 
मंडेलिया रोड़ 1यूबी जवाहर नगर 

जी . टी . रोड़ 
अग्रसेन मार्ग डी - 131 कमला नगर 18 एफ कमला नगर 
भीम सेन मार्ग 11एफ कमला नगर 

18 एफ कमला नगर 
कोल्हापुर रोड़ 9 एफ कमला नगर 51 एफ कमला नगर 
सत्यवती मार्ग गोल चक्कर , पुलिस स्टेशन गोल चक्कर , नागिया पार्क 
रूप नगर 

शक्ति नगर . 
अंतः मैं , आर. के झा . उपायुक्त पुलिस , यातायात ( मुख्यालय ) दिल्ली , दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 
की धारा 3 ( 3 ) जिसके अर्न्तगत मुझे अधिकार प्राप्त है , का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को कमला नगर , दिल्ली में उपरोक्त 
सड़कों पर खड़ा करने व इंतजार करने पर प्रतिदिन 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करता हूँ ( अधिकृत पार्किग स्थलों को छोड़कर ) । 
3702 DG/2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों 
दिल्ली/ नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी । 

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख -रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट ( वाहन खड़ा 
करना व इंतजार करना प्रतिबंधित है ) संकेत को इंगति करते हुए लगाएंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 16 - 9 - 2014 को जारी किया गया । 


HOME ( POLICE- II ) DEPARTMENT 
(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC :HDQRS.) 

NOTIFICATIONS 

___ Delhi, the 16th September, 2014 
F. No. 20 /4 /2003 /HP -11/7407. — Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic , prevent congestion , 
safety of all road users and to avoid inconvenience to general public due to unauthorized /obstructive parking of 
vehicles in Kamla Nagar, Delhi. An automated Multilevel Parking at Kamla Nagar , New Delhihas also been 
constructed and made operationalby North DelhiMunicipal Corporation to facilitate the motorist to park their 
vehicles. 

And whereas, in view of the above mentioned facts, it is necessary to control the parking of vehicles 
on the following roads :-- 


S . No 


Road 


Ending Point 


Bunglow Road 
Mandelia Road 
Aggrasen Marg 
Bhim Sen Marg 
Kolhapur Road 
Satyawati Marg 


Starting point 
28UA Jawahar Nagar 
1 UB Jawahar Nagar 
D - 131 Kamla Nagar 
11 F Kamla Nagar 
9F Kamla Nagar 
Roundabout PS . Roop 
Nagar 


25 Bunglow Road 
G . T. Road 
Bhama Shah Market Flats 
18F Kamla Nagar 
51 F Kamla Nagar 
Roundabout Nagia Park , 
Shakti Nagar 


Now, therefore, I, R. K . Jha, Deputy Commissioner of Police, Traffic , Headquarters , Delhi in exercise 
of the powers , conferred upon me under Regulation 3 ( 3) ofDelhi Control of Vehicular and Other Traffic on 
Roads and Street Regulations, 1980 do hereby restrict the parking of all type of vehicles for 24 hrs . of the day 
on the above mentioned roads/stretches till further orders . 

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by 
affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police 
Stations in Delhi New Delhi. 

The concerned civic road agencies maintaining the subject roads shall erect sufficient number of the 
corresponding informatory and mandatory signboards indicating the restriction on the road for the guidance and 
convenience ofall road users . 

This order shall come into force with immediate effect. 

Given under my hand and seal of this office on 16 - 09 -2014 . 
- सं. फा . 20 / 4 / 2003 / ग . पु.- II / 7408.- - क्योंकि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हुनमान मंदिर के नजदीक , आउटर सर्कस कनॉट प्लेस 
और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के मध्य अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण रोड पर भीड़ - भाड़ उत्पन्न हो रही है तथा इससे 
सड़क प्रयोगकर्ताओं को समस्या आ रही है अत : यातायात की भीड़ - भीड़ पर रोकथाम , सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को 
सुनिचित करना आवश्यक है । 

और क्योंकि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् 
सुविधा के लिए बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हुनमान मंदिर के नजदीक , आउटर सर्कस कनॉट प्लेस और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के मध्य 
अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है । 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


अंत : मैं , आर. के झा . उपायुक्त पुलिस, यातायात ( मुख्यालय ) दिल्ली , दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 
1980 की धारा 3 ( 3 ) जिसके अन्र्तगत मुझे अधिकार प्राप्त है , का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सभी प्रकार के वहानो को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर 
हनमान मंदिर के नजदीक , आउटर सर्कस कनॉट प्लेस और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के मध्य खड़ा करने व इंतजार करने पर प्रतिदिन 24 
घंटे के लिए प्रतिबंधित करता हूँ ( अधिकृत पार्किंग स्थलों को छोड़कर ) । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों 
दिल्ली/ नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी । 

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख -रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट ( वाहन खड़ा 
करना व इंतजार करना प्रतिबंधित है ) संकेत को इंगति करते हुए लगाएंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 16 -9 - 2014 को जारी किया गया । 

आर. के. झा. , उपायुक्त पुलिस 
F. No. 20 /4 /2003 /HP - 11/ 7408 .- --Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic, prevent congestion , 
safety of all road users and to avoid inconvenience to general public due to unauthorized parking of vehicles on Baba 
Kharak Singh Marg near Hanuman Mandir, between Outer Circus Connaught Place and metro station Shivaji Stadium , New 
Delhi. 

And whereas in view ofthe above mentioned problems, it is necessary to control the parking ofmotor vehicles on 
Baba Kharak Singh Marg near Hanuman Mandir , between Outer Circus Connaught Place and metro station Shivaji Stadium , 
New Delhi with an objective to ensure uninterrupted , safe and free management of traffic and safety of other road users . 

Now , therefore , 1, R . K . Jha, Deputy Commissioner of Police , Traffic ,Headquarters, Delhi in exercise of the powers , 
conferred upon me under Regulation 3 ( 3 ) ofDelhi Controlof Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations , 
1980 do hereby restrict the parking of all type of vehicles for 24 hrs. of the day on Baba Kharak Singh Marg near Hanuman 
Mandir , between Outer Circus Connaught Place and metro station Shivaji Stadium , New Delhi till further orders. 

This order shall be published for the information of the generalpublic in the official gazette and by affixing a copy 
on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi. 

The concerned civic road agencies maintaining the subject roads shall erect sufficient number of the 
corresponding informatory and mandatory signboards indicating the restriction on the road for the guidance and 
convenience of all road users . 

This order shall come into force with immediate effect. 
Given under my hand and seal of this office on 16-9 -2014 . 

R. K .JHA, Dy. Commissioner of Police 
शहरी विकास विभाग 


__ अधिसूचना 
दिल्ली , 16 सितम्बर , 2014 


सं . फा . 13( 104 ) / यूडी / एमबी / एनडीएमसी / 2013/ 5812, — गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 23 मई , 2013 
फा . सं. 14011/10/ 2013 - दिल्ली - 2 के अनुसार तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम , 1994 की धारा 387 की उपधारा 2 के साथ 
पठित धारा 43 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में अपर उप मुख्य लेखा परीक्षक के पद भर्ती पद्धति के संबंध 
निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ. — ( i ) इन विनियमों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में अपर उप मुख्य लेखा परीक्षक के पद के 
भर्ती विनियम , 2014 कहा जाये । 

( ii ) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 

2. पदों की संख्या , वर्गीकरण एवं वेतनमान. उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन 
विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) से ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

3. भर्ती पद्धति , आयु- सीमा , योग्यता , इत्यादि . -- उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु- सीमा , योग्ताएं तथा उससे संबंधित अन्य अन्य 
मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


4. अयोग्यता : - कोई भी व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/ पत्नी है ; या . 

( ख ) जिसने जीवित पति / पत्नी के रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है , वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य 
होगा : 

शर्त यह है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू 
व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि और ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं / है किसी भी ऐसे 
उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा है । 

5. छूट प्रदान करने की शक्ति. -- जहां सरकार की मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों 
को लिखित में अभिलखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के 
उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है । 

. 6 . व्यावत्ति. - -इन विनियमों की कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में 
छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डोलगी । 

अनुसूची 


लागू नहीं 


पदनाम 
पटना 

अपर उप मुख्य लेखा परीक्षक 
પોં કી સંરવા 

01 * ( 2014 ) 

* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
वर्गीकरण 

श्रेणी " क " 
पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान 

वेतन समूह - 3, 15600 -39100/ - रुपये + ( ग्रेड पे 6600/- रुपये ) 
क्या चयन पद है या गैर चयन पद लागू नहीं 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से आयु लागू नहीं 
सीमा 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित लागू नहीं 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 
क्या सीधी भती के लिये अपेक्षित आयु एवं लागू नहीं - 
शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी 
लागू होगी । 
परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 
भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति प्रतिनियुक्ति द्वारा 
या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 
प्रतिशत 
यदि पदोन्नति/ प्रतियुक्ति /विलयन द्वारा भर्ती प्रतिनियुक्ति : 
होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्त/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारी : 
विलयन किया जाना है 

( क ) (i ) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण 
करने वाले अथवा 
(ii ) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड - 3 में 15600 - 39100/ - रुपये ग्रेड पे 
5400/ - रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत 
ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित ; तथा 
( ख ) निम्नलिखित में से कोई एक शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले - 
(i ) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित 
अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो ; अथवा 
(ii ) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से नकदी लेखों तथा बजट 
कार्यों में प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अथवा समकक्ष तथा 
नकदी , लेखों , बजट तथा लेखा परीक्षा कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव 
रखने वाले । 


PART IV] ___ 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


नोट 1 : - प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी 
अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर 
संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । 
सामान्यत : चार वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति 
हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन 
( 56 ) वर्षों से अधिक नहीं होगी । 
नोट- 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01 - 01 - 2006 
( जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 
संशोधित वेतन संरचना लागू की गई ) से पहले किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों 
पर अधिारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली 
जाएगी । जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय 
साझे ग्रेड / वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है , और जहां ये 
लाभ उस/ उन/ पदों के लिये ही विस्तारित है जिसके लिये यह ग्रेड पे/ वेतनमान 
किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ( रिप्लेसमेंट ) 

ग्रेड है । 
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति 

लागू नहीं 
हो तो इसकी संरचना क्या है 
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा 
आयोग का परामर्श लिया जाना है 

आयोग से परामर्श आवश्यक है 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यापाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

प्रकाश चन्द्रा, संयुक्त सचिव ( एमबी ) / शहरी विकास 
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 16th September, 2014 
No . F. 13 ( 104)/ UD / MB/ NDMC/ 2013/ 5812 .---- In exercise of powers conferred under clause (c ) of 
sub-section (1) of section 43, read with sub -section 2 of section 387 of the New Delhi Muncipal Council Act, 1994 and 
Government of India, Ministry of Home affairs, vide E. No . 14011/10/ 2013- Delhi II Dated 23rd May, 2013 and after prior 
consultation with the Union Public Service Commision , the Lt, Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased 
to make the following regulations regarding themethod of recruitment to the post of Additional Deputy Chief Auditor in 
the New Delhi Muncipal Council , namely: - -- 
1. Short title and commencement-( i) Theseregulationsmay be called the RecruitmentRegulations for the post of 

Additional Deputy ChiefAuditor in the New Delhi Municipal Council, 2014 . 

(2 ) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette. 
2 . Number of Posts, Classifications and Scale of pay.- The number of the said post , its classification and Pay band 

and Grade Pay /Scale of Pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to 

these Regulations. 
3. Method of recruitment, age limit, qualification , etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, 

qualification and other matters relating thereto , shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule. 


4 . Disqualification . No person , 

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b ) Who , has entered into or having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any 

person ; 
Shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that New Delhi Municipal Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing , 
exempt any person from the operation of this regulation . 


* 370 ) DG /14 - - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[Part IV 


5 . Power to relax . — Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , by 

order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax 

any of the provision of these regulations with respect to any class of category of persons. 
6 . Saving - Nothing in these regulations shall effect reservations relaxation of age limit and other concessions 

required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex - servicemen and other special 
categories of persons , in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this 


regard . 


SCHEDULE 


Classification 


Name of 
the post 


Number of 
post 


Pay band & 
grade pay /pay 
scale 


Age limit for 
direct recurits 


Whether 
selection on 
non selection 
Post 


Educational Whether age 
and other and educational 
qualification qualifications 
required for prescribed for 
direct recruits , direct recruits 

will apply in 
the case of 
promotees 


4 


Category 

A 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable Not applicable 


Additional * (2014 ) 
Deputy * subject to 
Chief variation 
Auditor dependent 

on workload . 


P B 3 , Rs. 15600 . 
39100 plus 
(Grade Pay 
Rs. 6600 ) 


in case recruitment by promotion /deputation /absorption grades from 
which poimution deputation absorption to be made 


Period of Method of 
probation Recruin 
if any whether by 

recruitment 
or by 
vacancies to 
be filled by 
various 
inethods 

10 
Not By 
applicablc Deputation 


It a 

Circumstances in 
departmenta ! which Union 
promotion Public Servicc 
committee Commision to be 
exists what consulated in 
is its 

making 
composition . recruitment . 


- 


12 

13 
Deputation : 

Not 

Consitation 
Officers of the Central/State Governments/UTS. - - 

applicable with Union 
( a ) (i) holding analogous post on regular basis in the parent 

l ublic Service 
cadre /department; or 

Commission 
( ii ) with five years service in the gradc rendcred after appointment 

necessary while 
thereto on a regular basis in pay band - 3 Rs. 15600 - 39100 /- with 

appointing an 
grade pay Rs. 5400/ - or cquivalent in the parent cadre /departinent; and 

officer on 
(h ) possessing any one of the following educational qualifications, - 

deputation 
(1) passed Subordinate Accounts Services examination or equivalent 
examination conducted by any organized accounts department of the 
central government; or 
( ii ) successful completion of training in cash , accounts and budget work 
in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent 
and possessing five year experience in cash , accounts , budget and audit 
work . 
Note - 1 . Period of deputation including period of deputation in another 
ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or 
some other organisation /department of the central government shall 
ordinarily not to exceed four years the maximum age limit for appointment 
by deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt 
of applications . 
Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis , the service 
rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 /the date 
from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations 
has been extended , shall be decmed to be service rendered in the corresponding 
grade pay/ pay scalc cxtended , based on the recommendations of the pay . 
commission exccpt where there has been merger of more than one pre - revised 
scale of pay into one grade with a cominon grade pay / pay scale , and where 
this benefit will extend only for the post (s ) for which that grade pay /pay 
scale is the normal replacement grade without any upgradation . 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

PRAKASH CHANDRA, It . Secy. (MB )/Urban Developinent 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


